इसे नेबसाईट wew.govtpressmp.nic.io 
से at डाउन लोड किया जा सकता है. 


मध्यप्रदेश TTT 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 168] भोपाल, सोमवार, दिनांक 29 मई 2023-ज्येष्ठ 8, शक 1945 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, वल्‍लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 29 मई 2023 


क्र. एफ-16--02-2022-एक-4.--राज्य शासन द्वारा विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी 2023 
के माध्यम से प्रकाशित "मध्यप्रदेश भवन एवं मध्यांचल अधिवास नियम, 2022" में परिशिष्ट 2 के अनुक्रमांक (10) के 
पश्चात्‌ अनुक्रमांक (11) जोड़ा जाए :- 


अनुक्रमांक प्रवर्ग अधिवास की शर्तें एवं शुल्क की दरें 

(1) (2) 8) 
तु, मध्यप्रदेश के युवाओं को साक्षात्कार सामान्य कक्ष में अधिकतम 04 दिवस 
हेतु दिल्‍ली में प्राथमिकता के आधार निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी.". 


पर आवास की सुविधा. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
दिलीप कुमार कापसे, उपसचिव. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023. 


335 


